. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 आषाढ़, 1940 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

18 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 15 


विषय- सूची 
पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 130- 136 भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी., बी . ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी ., एम .ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप०- इन - एड . , 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक " अ " 


पूरक -- 


131 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 18 जुलाई, 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
13 जुलाई , 2018 


संख्या - 09 / आरोप धनबाद-26/ 2015 -2965 ( 09 )/ रा.,-- श्री मिथिलेश कुमार , तत्कालीन कानूनगो, 
जिला भू- अर्जन कार्यालय , धनबाद सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के विरूद्ध झरिया पुनर्वास 
एवं विकास प्राधिकार के लिए प्रस्तावित भू- अर्जन से संबंधित भू- धारियों को मुआवजा भुगतान में 
अनियिमतता बरते जाने संबंधी प्रपत्र- क में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना सं० 
4240 / रा., दिनांक 12 अगस्त , 2017 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
2. श्री विनोद चन्द्र झा , से. नि . भा .प्र. से., संचालन पदाधिकारी - सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने 
कार्यालय पत्रांक - 41, दिनांक 21 फरवरी, 2018 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का 
जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । संचालन पदाधिकारी ने श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र- क में गठित आरोप 
सं० - 1 , 2 एवं 3 को प्रमाणित एवं आरोप सं० - 04 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया है । 
3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध 
" असंचयात्मक प्रभाव से 2 ( दो ) वेतनवृद्धि पर रोक " का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं 
इस निमित्त विभागीय पत्रांक - 1736/ रा., दिनांक 23 अप्रैल , 2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा 
की गयी । 
4. उक्त के क्रम में श्री कुमार द्वारा दिनांक 22 मई, 2018 को द्वितीय कारण- पृच्छा का जवाब 
विभाग को समर्पित किया जिसके समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं 
किया गया है । 

अतः श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र , संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, श्री 
कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण- पृच्छा के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में सम्यक 
समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से 2 ( दो ) वेतनवृद्धि पर रोक 
का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


ह०/ 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


- 


- 


- 


132 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 18 जुलाई, 2018 

झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
10 जुलाई, 2017 


संख्या- कार्मिक - 06 /18-2231/वि०स० -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित क्या जाता 
है कि माननीय अपर सत्र न्यायधीश- 1 सिमडेगा के न्यायालय के द्वारा सेशन ट्रायल 
न०- 29/15, जी०आर०न० - 467/ 14,कोलेबिरा थाना कांड सं0- 58/14 में पारित न्यायादेश में श्री एनोस 
एक्का सदस्य, झारखण्ड विधान सभा क्षेत्र सं०- 71 ( कोलेबिरा ) के विरुद्ध दोषसिद्धि ( Conviction) के 
परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व नियम ( Representation of people act) 1951 की धारा- 8 तथा संविधान के 
अनुच्छेद -191 (1 ) ( e) के प्रावधानों के तहत श्री एनोस एक्का को दोषसिद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 
3 जुलाई, 2018 के प्रभाव से झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से निरहित किया जाता है | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


133 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 18 जुलाई , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
12 जून , 2018 


संख्या -4/नि०सं०- 12-123/2014 का . 4318-- श्रीमती रूबी कुमारी , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- पटना), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी , राँची द्वारा दिनांक 5 अप्रैल , 2016 से 2 अप्रैल , 2017 
तक उपभोग किये गये अवकाश को निम्नवत् रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है - 


(i) दि० 05 . 04. 2016 से 06.07.2016 तक 


(ii) दि० 07 . 07. 2016 से 04 . 08. 2016 तक 


(iii ) दि० 05. 08. 2016 से 31 . 01 . 2017 तक 


:- उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत । 
:- अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 232 के तहत । 
:- मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभागीय 

संकल्प सं०- 551/ वि . दिनांक 01 .03.2007 एवं 

907/ वि . दिनांक 01.07. 2010 के तहत । 
:- रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 234 के तहत । 
:- असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 236 के तहत । 


( iv ) दि० 01. 02 . 2017 से 14. 03 . 2017 तक 


( v ) दि० 15. 03. 2017 से 02. 04. 2017 तक 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


134 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 18 जुलाई, 2018 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
20 जून , 2018 


संख्या:- 7/ स्था०-809/ 2015 का . 4479-- मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
( समन्वय ), राँची के अधिसूचना संख्या- 607 दिनांक 31 मई , 2018 द्वारा उद्योग विभाग तथा खान 
एवं भूतत्व विभाग के कार्य दायित्वों के प्रतिस्थापन संबंधी किये गये संशोधन के आलोक में झारखण्ड 
सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तंभ - 4 में अंकित 
विभाग में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 


क्र . सं . । प्रशाखा पदाधिकारी का 


वर्तमान पदस्थापन विभाग का नव पदस्थापित विभाग का 
नाम 

नाम 


नाम 


श्री विश्वनाथ सिन्हा 


पतं 


|उद्योग विभाग 


पूर्ववर्ती उद्योग, खान एवं 
भूतत्व विभाग 


2 


श्रीमती मंजू कुमरी 


खान एवं भूतत्व विभाग 


पूर्ववर्ती उद्योग, खान एवं 
भूतत्व विभाग 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


जितेन्द्र बहादुर सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


135 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 18 जुलाई , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 जून, 2018 


संख्या -03/नि०सं०-09-12/2016 का . 4570-- श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
684/03), राज्य नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड , राँची को 
दिनांक 10 अगस्त, 2017 से 24 सितम्बर , 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 जून , 2018 


संख्या- 4/नि०सं०-12-67/ 2014 का . 4572-- श्रीमती रंजीता टोप्पो , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , 
गृह जिला - राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , अड़की , खूटी का दिनांक 22 अगस्त , 2016 से 
20 सितम्बर, 2016 तक - कुल 30 दिनों के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 
एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 18 जुलाई, 2018 


136 


136 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
12 जून , 2018 


संख्या - 4/नि०सं० -12- 34 /2014 का . 4319-- श्री छुटेश्वर कुमार दास, झा०प्र०से० 
( तृतीय बैच , गृह जिला - रामगढ़), अंचल अधिकारी , नवाडीह, बोकारो का दिनांक 8 सितम्बर , 2017 से 
11 सितम्बर, 2017 तक अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत 
उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 15 -- 50 | 


